रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 30 , 2017 / आषाढ़ 9 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30 , 2017 /ASADHA 9 , 1939 


सं . 567] 
No. 567 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 30 जून , 2017 

सं . 59 / 2017- सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 736 ( अ ). केन्द्रीय सरकार , सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ), की धारा 25 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में आवश्यक है , भारत के 
राजपत्र , असाधारण भाग 2, खंड- 3, उपखंड (i), तारीख 31 मार्च, 2003 के सा . का . नि . 274( अ ) द्वारा प्रकाशित भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं . 52/ 2003 -सीमाशुल्क , तारीख 31 .03. 2003 जिसे इसमे इसके 
अधीन उक्त अधिसूचना कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: 
2. उक्त अधिसूचना में , 
( क) आरंभिक पैरा में , 
(i) " और अतिरिक्त शुल्क , यदि कोई उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय हो " शब्दों के 
स्थान पर , " और अतिरिक्त शुल्क , यदि कोई कथित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ), ( 3) और ( 5 ) 
के अधीन उद्ग्रहणीय हो " शब्द , अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 
( ii) शर्त ( 2) के पश्चात, निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 

" 2क. वस्तुओं के आयात के संबंध में , इकाई सीमाशुल्क ( शुल्क की रियायती दर पर वस्तुओं का आयात) नियम 2017 

के नियम 5 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी। "; 
( ख) पैरा 3 के लिए , निम्नलिखित पैरा अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 3. इस अधिसूचना में किसी भी बात के होते हुये भी , सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम 
अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क की संपूर्ण शुल्क से छूट , ऐसी आगतों पर लागू नहीं होगी जिनका भारत में 
आयात अथवा प्रापण किए जाने के पश्चात अंतिम विनिर्मित मालों के केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 ( 1944 
का 1 ) की चौथी अनुसूची के अधीन आने वाली मदों से भिन्न अन्य मदें ] अथवा सेवाओं के निर्माण के लिए किया जाता 
हो तथा ऐसी अंतिम विनिर्मित मालों और वस्तुएं (जिसमें उप - उत्पाद , अस्वीकार की गई वस्तुएं , इन वस्तुओं के 
उत्पादन , विनिर्माण, प्रसंस्करित अथवा पैकेजिंग के अनुक्रम में होने वाला निरस्त और अपशिष्ट शामिल है ) इन पर 


4028 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1)] 


लगने वाले वस्तु और सेवाकर के भुगतान पर विदेश व्यापार नीति के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इनकी आपूर्ति की 
जाती है या ये विदेश व्यापार नीति के अनुसार स्कीम से बाहर रखे जाने के समय स्टॉक में है तथा एसआईओएन के 
भीतर अथवा मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के भीतर अथवा अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के 
अनुसार अपशिष्ट और निरस्त के मामले में इस अधिसूचना के अधीन आयात की गई अथवा प्रापण की गई वस्तुओं के 
संबंध में छूट अनुज्ञेय योग्य होगी: 

परंतु यदि ऐसी अंतिम विनिर्मित माल ( उप - उत्पाद, अस्वीकार की गई वस्तुएं , अपशिष्ट और निरस्त सहित ) केंद्रीय 
उत्पाद- शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन आने वाली मदों सहित वस्तुएं अथवा सेवाएं , 
भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग की अधिसूचना सं . 26/98 -केंद्रीय उत्पाद- शुल्क गै.टे ., तारीख 15 जुलाई 
1998 अथवा अधिसूचना स . 46/ 2001 - केंद्रीय उत्पाद शुल्क गै.टे., तारीख 26 जुलाई 2001 के अधीन नियुक्त अथवा 
पंजीकृत वेयरहाऊस को निकासी की जाती है अथवा ऐसे वेयरहाऊस को निकासी की जाती है जो सीमाशुल्क अधिनियम , 
1962 की धारा 65 के अधीन निर्माण प्रक्रिया अथवा अन्य प्रचालनों के लिए और वेयरहाऊस विनियम में निर्माण किए जाने 
के लिए प्राधिकृत है अथवा ऐसे संगठनों को निकासी की जाती है जो शुल्क के भुगतान किए बिना विदेश व्यापार नीति के 
पैरा 6. 9 के खंड (ड ) के अनुक्रम में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निम्नलिखित छूट अधिसूचनाओं: 

(i) अधिसूचना सं . 106/ 58 - सीमाशुल्क , तारीख 29 मार्च, 1958 ; 
(ii) अधिसूचना सं. 152/94- सीमाशुल्क , तारीख 13 जुलाई, 1994 ; 
(iii) अधिसूचना सं. 39/ 96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई , 1996 ; 
( iv) अधिसूचना सं . 50/ 96 - सीमाशुल्क , तारीख 23 जुलाई, 1996; 

( v) अधिसूचना सं . 84/97- सीमाशुल्क , तारीख 11 नवंबर, 1997 ; 
की शर्तों के अनुसार ऐसी वस्तुओं के संबंध में शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं , तो इस अधिसूचना के अधीन आयात अथवा 
प्रापण की गई वस्तुओं के संबंध में छूट अनुज्ञेय रहेगी : 

परंत यह और कि जहां कहीं अंतिम विनिर्मित मालों (जिसमें अस्वीकार की गई वस्तएं अपशिष्ट निरस्त . अपशिष्ट 
वस्तुएं और उप - उत्पाद शामिल हैं ) पर या तो उत्पाद शुल्क नहीं लगता है अथवा शीर्ष/टैरिफ मद सं . 8901 , 8902 00 10 , 
8905 10 00 अथवा 8906 के अधीन आने वाली वस्तुओं के अलावा ऐसी अंतिम विनिर्मित मालों (जिसमें अस्वीकार की गई 
वस्तुएं , अपशिष्ट , निरस्त , अपशिष्ट वस्तुएं और उप - उत्पाद शामिल हैं ) का यदि आयात किया जाता है तो उन पर 
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की शून्य दर तथा इस बारे में छूट 
अधिसूचना, यदि कोई हो के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन शून्य अतिरिक्त शुल्क 
लगेगी तथा ऐसी अंतिम विनिर्मित माल (जिसमें अस्वीकार की गई वस्तुएं , वेस्ट , निरस्त , अपशिष्ट वस्तुएं और उप - उत्पाद 
शामिल हैं ) के निर्माण के आशय से उपयोग में लाए जाने वाली आगतों के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन कोई छूट 
उपलब्ध नहीं होगी : 

परंतु यह और भी कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समेकित तरीके से निर्माण करने के कार्य में जुड़े 
सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिट को , सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा यथा 
विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अद्यधीन सॉफ्टवेयर, डेटा एंट्री और कंवर्जन , डेटा प्रोसेसिंग , डेटा विश्लेषण , नियंत्रण डेटा प्रबंधन की 
बिक्री करने अथवा डेटा संप्रेषण लिंक और अथवा दूर संचार लिंक के माध्यम से कॉल सेंटर सेवाएं देने की अनुमति होगी : 

परंतु यह और भी कि वे वस्तुएं जिनकी मरम्मत की गई है , रिकंडीशन किया गया है, रिइंजिनियर्ड हैं , को घरेलू 
टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
स्पष्टीकरण . - इस पैरा के प्रयोजन के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अथवा इसे बाहर रखे जाने के समय स्टॉक में होने की स्थिति 
के अनुसार इन पर उद्ग्रहणीय लागू वस्तु और सेवा कर के भुगतान किए जाने पर ऐसी वस्तुओं (जिनमें उप - उत्पाद, अस्वीकार 
की गई वस्तुएं , इन वस्तुओं के उत्पादन ,निर्माण, प्रोसेसिंग अथवा पैकेजिंग के क्रम में होने वाला वेस्ट और निरस्त शामिल है ) 
अथवा सेवाओं की निकासी से पूर्वफिनिस्ड वस्तुओं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 ( 1944 का 1 ) की चौथी अनुसूची 
के अधीन आने वाली मदों के अलावा अन्य मदें ] के उत्पादन के आशय से प्रयोग की गई आगतों के संबंध में इस अधिसूचना के 
अधीन छूट के रूप में फायदा उठाई गई सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय 
सीमाशुल्क के संपूर्ण भुगतान किए जाने को यह माना जाएगा कि इस अधिसूचना के अधीन किसी छूट का फायदा नहीं उठाया 
गया है "; 
( ग) पैरा 11क के पश्चात , निम्नलिखित पैरा अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


"11ख. अधिसूचना में , इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए " शुल्क " शब्द जहां जहां आया है, से यथास्थिति, सीमाशुल्क 
टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की शुल्क और उक्त अधिनियम की धारा 3 
की उपधारा ( 1), ( 3) और (5 ) के अधीन उद्ग्रहणीय अथवा लागू उत्पाद- शुल्क , के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क 

यदि कोई हो , अभिप्रेत है। 
3. यह अधिसूचना 1 जुलाई , 2017 से लागू होगी । 

[ फा . सं . डीजीईपी / एसईज़ेड/ 09/ 2017] 

धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव 


टिप्पणी : तारीख 31 मार्च, 2003 की मूल अधिसूचना सं. 52/2003-सीमाशुल्क , भारत के राजपत्र, असाधारण में तारीख 

31 मार्च, 2003 की सा . का. नि . 274( अ) के अधीन प्रकाशित की गई थी और इसमें तारीख 29 जुलाई, 2016 
की का . आ . 2566( अ) के अधीन प्रकाशित तारीख 29 जुलाई , 2016 की अधिसूचना सं . 44/ 2016-सीमाशुल्क 
के द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था । 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th June, 2017 

No. 59 /2017 -Customs 
G . S . R . 736 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so 
to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 

Ministry of Finance ( Department of Revenue) No . 52 / 2003 - Customs, dated the 31st March, 2003, published 
in the Gazette of India, Extraordinary , vide number G. S . R. 274 ( E), dated the 31st March, 2003 herein after 
referred to as the said notification , namely : 
2. In the said notification , 
(a) in the opening paragraph , — 

(i) for the words “ and the additional duty, if any, leviable thereon under section 3 of the said 

Customs Tariff Act” , the words “ and the additional duty , if any, leviable thereon under sub 

sections (1), (3) and (5 ) of section 3 of the said Customs Tariff Act” shall be substituted ; 
( ii ) after condition (2 ), the following shall be inserted , namely : 

“ 2A . The unit shall follow the procedure prescribed under rule 5 of the Customs (Import of 

Goods at Concessional Rate of Duty ) Rules, 2017 , for import of goods.” ; 
( b ) for the paragraph 3 , the following paragraph shallbe substituted , namely : 

63. Notwithstanding anything contained in this notification , the exemption from the whole of duty of 
Customs leviable thereon under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), shall 
not apply to inputs which on importation into India or procurement, are used for the purpose of 
manufacture of finished goods (other than falling under Fourth Schedule of Central Excise Act, 
1944 ( 1 of 1944) ] or services and such finished goods and services, (including by - products, rejects, 
waste and scrap arising in the course of production , manufacture, processing or packaging of such 
goods ) are supplied in Domestic Tariff Area in accordance with the Foreign Trade Policy, on 
payment of applicable Goods and Service Tax leviable thereon , or are in stock at the time of exit 
from the scheme in accordance with the Foreign Trade Policy and in case of waste and scrap within 
SION or within norms fixed by the Norms Committee or norms as approved by the Board of 
Approval the exemption in respect of goods imported or procured under this notification would 
continue to be admissible : 

Provided that , in case such finished goods (including by -products, rejects, waste and scrap ) 
including those falling under Fourth Schedule of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) or services are 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


cleared to the warehouse appointed or registered under notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) No 26 / 98 - Central Excise (NT) dated the 15th July , 1998 or No. 
46 /2001 -Central Excise (NT) dated the 26th July , 2001 or cleared to the warehouse authorised to carry out 
manufacturing process or other operation under section 65 of the Customs Act, 1962, and under the 
Manufacture and Other Operations in Warehouse Regulation or cleared to organisations which are entitled 
for duty free import of such goods in terms of the following exemption notifications: 

(i) No. 106 /58 - Customs dated the 29th March , 1958 ; 
( ii ) No. 152 /94 - Customs dated the 13th July , 1994 ; 
( iii) No. 39 / 96 -Customs dated the 23rd July, 1996 ; 
(iv ) No. 50 /96 - Customs dated 23rd July , 1996 ; 

(v ) No. 84 /97 -Customs dated the 11th November, 1997 ; 
issued by Ministry of Finance in pursuance to clause (e) of paragraph 6.9 of the Foreign Trade Policy , 
without payment of duty , the exemption in respect of goods imported or procured under this notification 
would continue to be admissible : 

Provided further that where finished goods ( including rejects, waste, scrap , remants and 
by -products ) are either non excisable or such finished goods ( including rejects, waste , scrap , remants and 
by- products ) other than goods falling under heading/ tariff item 8901, 8902 0010 , 8905 10 00 or 8906 if 
imported , are leviable to nil rate of duty of customs specified under First Schedule to the Customs Tariff Act, 
1975 and nil additional duty leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act , read with exemption 
notification in this regard , if any, no exemption in respect of inputs utilised for the purpose ofmanufacture of 
such finished goods ( including rejects, waste , scrap , remnants and by -products ) shall be available under this 
notification : 

Provided also that the Software Technology Park (STP ) unit and the Electronic Hardware Technology 
Park (EHTP ) unit engaged in manufacture of electronic hardware and software in integrated manner, shall be 
allowed to sell software, data entry and conversion , data processing , data analysis, control data management 
or rendering of call centre services through data communication link and or tele - communication link subject 
to such conditions as may be specified by Commissioner of Customs: 

Provided also that goods, which have been repaired , reconditioned , re - engineered shall not be allowed 
to be sold in the Domestic Tariff Area . 
Explanation . — For the purpose of this paragraph , on payment of whole of duty of Customs leviable thereon 
under the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975 availed as exemption , under this notification , on 
the inputs utilised for the purpose of manufacture of finished goods [ other than falling under Fourth 
Schedule of Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944) ] before clearance of such finished goods ( including by 
products, rejects, waste and scrap arising in the course of production , manufacture , processing or packaging 
of such goods) or services on payment of applicable, Goods and Service Tax leviable thereon , in 
Domestic Tariff Area or as are in stock at the time of exit, it shall be treated as if no exemption was availed 
under this notification ” ; 
(c ) after paragraph 11A , the following paragraph shall be inserted , namely : 

“ 11B . In the notification , the word “ duty ” wherever appear shall mean duties of customs as 
specified in First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and the additional duty , if any , leviable 
thereon under sub -sections ( 1), ( 3 ) and (5 ) of section 3 of the said Act or applicable excise duty , as 

the case may be, for the purpose of this notification ” . 
3 . This notification shall come into force with effect from the 1st July -2017 . 

[F . No. DGEP/SEZ/09/ 2017 ] 

DHARMVIR SHARMA , Under Secy. 
Note : The principal notification No. 52 / 2003-Customs, dated the 31stMarch , 2003 was published in the 

Gazette of India, Extraordinary , vide number G . S . R . 274 ( E ), dated the 31st March , 2003 and 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


last amended by notification No . 44/ 2016- Customs, dated the 29th July , 2016 published vide 
S . O . 2566 ( E ), dated the 29th July , 2016. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 30 जून , 2017 

सं . 16/2017-केंद्रीय उत्पाद- शुल्क 
सा . का .नि . 737 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , केंद्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की 
उपधारा ( 1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक 
है , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/ 2003 -केंद्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 
31 -03- 2003 , जो सा . का . नि . 266 ( अ ) तारीख 31 -03- 2003 के द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, 
उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी , में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 
2. उक्त अधिसूचना में , 
( क ) प्रारंभिक पैरा में "केंद्रीय उत्पाद- शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात केंद्रीय 
उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है ), की पहली अनुसूची में अध्याय, शीर्ष संख्या , उप -शीर्ष संख्या " शब्दों , अंकों और 
कोष्ठकों के स्थान पर "केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की चौथी अनुसूची के अध्याय संख्या " शब्द प्रतिस्थापित किए 
जाएंगे । 
( ख ) सारणी में , (i) क्रम संख्या " 3क और 5 से 21 और उससे संबन्धित " प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; ( ii ) क्रम संख्या 4 
के स्तम्भ ( 3) में , “ इस सारणी के क्रम संख्या 5 , 5क, 6, 7 और 7क में निर्दिष्ट है से भिन्न " शब्दों , अंकों और कोष्ठकों का लोप 
किया जाएगा । 
( ग ) उक्त सारणी के पश्चात , परिशिष्ट में “ क्रम संख्या 3क , 5 से 10 ” में दी गयी शर्तों का लोप किया जाएगा । 
3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी । 

[ फा. सं. डीजीईपी / एसईज़ेड/ 09/ 2017] 

___ धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 23 / 2003 -केंद्रीय उत्पाद - शुल्क , तारीख 31 - 03 - 2003 को सा. का. नि . सं. 266 (अ) तारीख 

31 - 03- 2003 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और 
इसमें अंतिम संसोधन अधिसूचना सं . 28/ 2015-केंद्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 15- 05 - 2015, जिसे सा . का .नि . 388 ( अ ) 
तारीख 15-05- 2015 द्वारा प्रकाशित कि गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th June, 2017 

No. 16 /2017 - Central Excise 
G . S . R . 737( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 5A of the Central 
Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 23 /2003-Central Excise, dated the 31stMarch , 
2003, published in the Gazette of India Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i) vide number 
G .S. R 266 ( E ), dated the 31stMarch, 2003, namely : 
2. Inthe said notification, 
(a ) in the opening paragraph , for the words, digits and brackets “ Chapter, heading No. or sub -heading No. 

of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act , 1985 ( 5 of 1986 ) ( hereinafter referred to as the 
Central Excise Tariff Act ) ", the words and digits “ Chapter No . of the Fourth Schedule of the Central 

Excise Act, 1944 ” shall be substituted ; 
( b ) in the TABLE, - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1)] 


(i) Sr. Nos. 3A and 5 to 21 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
( ii ) in Sr. No. 4 , in Column (3 ), the words, figures and letters “ ,other than those referred to in Sr. 

___ Nos. 5 , 5A, 6 , 7 and 7A of this Table " shall beomitted ; 
(c ) after the TABLE, in the ANNEXURE , the conditions at Sr. Nos 3A and 5 to 10 and the entries relating 

thereto shall be omitted . 
3 . This notification shall come into force with effect from the 1st July , 2017 . 

[ F. No. DGEP/SEZ /09/ 2017 ] 

DHARMVIR SHARMA, Under Secy . 
Note : The principal notification No. 23/ 2003 - Central Excise, dated the 31st March , 2003 was published in 

the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide G . S .R . 266 (E ), dated the 
31stMarch , 2003 and last amended by notification No. 28 /2015 -Central Excise dated the 15th May , 
2015 published vide G . S . R. 388 ( E), dated the 15th May , 2015 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 30 जून , 2017 

सं. 60/ 2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 738 ( अ ). केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25क की 
उपधारा( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर की ऐसा करना लोकहित में आवश्यक 
है, भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 9/ 2012-सीमाशुल्क , तारीख 09- 03- 2012, 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . 129 ( अ ) तारीख 09- 03- 2012 द्वारा प्रकाशित 
किया गया था , में आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: 
उक्त अधिसूचना में , प्रारंभिक पैरा में , " उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट " शब्दों के स्थान पर “उक्त प्रथम अनुसूची मे 
विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51), की धारा 3 की उपधारा ( 7) के अधीन उद्गहीत सम्पूर्ण 
एकीकृत कर " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी । 

[ फा . सं. डीजीईपी /एसईज़ेड/ 09/ 2017] 

धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव 


टिप्पण .- मूल अधिसूचना सं . 09/ 2012- सीमाशुल्क, तारीख 09- 03-2012, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3 , 

उपखंड (i) में सा . का . नि. 129( अ) तारीख 09-03- 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संसोधन 
अधिसूचना सं . 7/ 2017 - सीमाशुल्क तारीख 01 -03- 2017 , सा . का . नि . 185 ( अ ) तारीख 01 -03- 2017 , के अधीन 
प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th June, 2017 

No. 60 / 2017 - Customs 
G . S . R . 738 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the 
Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the 
public interest so to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 9 /2012 - Customs, dated the 
9th March , 2012 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub-section (i), vide 
number G. S. R. 129 ( E), dated the 9th March, 2012, namely : 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


In the said notification , in the opening paragraph, for the words “ specified in the said First Schedule” , the 
words " specified in the First Schedule and from the whole of integrated tax leviable under sub -section (7 ) 
of section 3 of the Customs Tariff Act , 1975 ” shall be substituted . 
2 . This notification shall come into force with effect from the 1st July, 2017 . 

[ F. No . DGEP/SEZ/ 09/ 2017 ] 

DHARMVIRSHARMA, Under Secy . 
Note : The principal Notification No . 09/ 2012 - Customs dated the 9th March, 2012 was published in the 

Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide G .S .R . 129 (E ) dated the 9th 

March, 2012 and was last amended by Notification No. 07/ 2017 - Customs dated the 1st March, 2017 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i), vide 
G . S . R.185 ( E ) dated the 1 March, 2017. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 जून , 2017 

सं . 61/ 2017-केंद्रीय उत्पाद- शुल्क 
सा . का . नि . 739 ( अ ). – केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25क की 
उपधारा ( 1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक 
है , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 40/ 2015 - सीमाशुल्क , तारीख 21 - 07 - 2015 , 
भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में सा . का .नि . 568 ( अ ) तारीख 21 - 07- 2015 द्वारा प्रकाशित 
किया गया था , में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात : 
उक्त अधिसूचना में , प्रारंभिक पैरा में , " उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट ” शब्दों के स्थान पर “ पहली अनुसूची मे विनिर्दिष्ट 
और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), की धारा 3 की उपधारा ( 7) के अधीन उद्भहीत सम्पूर्ण एकीकृत 
कर " शब्द , अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे। 
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई , 2017 से लागू होगी । 

[ फा . सं. डीजीईपी/ एसईज़ेड/ 09 / 2017 ] 

___ धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 40/ 2015 - सीमाशुल्क , तारीख 21 -07 - 2015 को भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , खंड 

3, उपखंड (i) में सा . का . नि . 568( अ ) तारीख 21 -07 - 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम 
संसोधन अधिसूचना सं . 25 / 2016- सीमाशुल्क तारीख 30 - 03- 2016, जिसे सा . का .नि . 367( अ ) तारीख 
30 -03- 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था । 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 30th June, 2017 

No. 61 / 2017 - Customs 
G . S . R. 739( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 25 of the 
Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the 
public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 40 /2015 - Customs, dated the 
21st July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section(i), vide 
number G .S . R . 568 (E ), dated the 21st July , 2015 , namely : 

In the said notification , in the opening paragraph , for the words “ specified in the said First Schedule” , 
the words “ specified in the First Schedule and from the whole of integrated tax leviable under 
sub - section ( 7 ) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 " shall be substituted . 
2 . This notification shall come into force with effect from the 1st July , 2017 . 

_ [ F. No. DGEP/ SEZ / 09 / 2017] 
DHARMVIR SHARMA, Under Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


Note: The principal Notification No . 40/ 2015 -Customs dated the 21st July , 2015 was published in the 

Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide G . S .R . 568 (E ), dated the 
21 " July, 2015 and was last amended by Notification No . 25/ 2016 - Customs dated the 30 March, 
2016 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section (i), vide 
G. S . R. 367 ( E ), dated the 30th March, 2016. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 जून , 2017 

सं . 15 /2017- एकीकृत कर ( दर ) 
सा . का . नि . 740( अ ). केन्द्रीय सरकार , एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक 
है , उन सभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को , जोकि विशेष आर्थिक जोन की किसी इकाई या विकासकर्ता द्वारा प्राधिकृत 
प्रचालनों के लिए आयातित किए गए हों , सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 की उपधारा ( 7 ) 
के अधीन लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है । 
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी । 

[ फा . सं. डीजीईपी/ एसईज़ेड/09/ 2017] 

धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th June , 2017 

No. 15/ 2017 -Integrated Tax ( Rate ) 
G . S . R . 740 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 6 of the 
Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 ( 13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it 
is necessary in the public interest so to do , hereby exempts all goods or services or both imported by a unit or 
a developer in the Special Economic Zone , from the whole of the integrated tax leviable thereon under 
sub - section (7 ) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) for authorised operations. 
2 . This Notification shall come into force with effect from the 1st July , 2017 . 

[ F. No. DGEP/SEZ / 09 / 2017] 
Dharmvir Sharma, Under Secy . 


Digitally signed by RAKESH 
RAKESH SUKUL SUKUL 

Date: 2017.06. 3022: 49: 20 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


